रजिस्ट्री सं० डी०एल० -33004/96 


. . . 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 96 


MAH 


( 4U 


सत्यवनपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART III - Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- - . . - - 


- - 


- 





सं० ] 
No. 51 


नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 27 , 1997 / माघ 7 , 1918 . 
NEW DELHI,MONDAY , JANUARY 27 , 1997 /MAGHA 7 , 1918 


भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
पेंशन ( संशोधन ) विनियम , 1997 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1997 
सं. विज्ञापन 3 / 4 / 154 / 96 असाधारण: - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 ( 1964 का अधिनियम सं. 18 ) की धारा 37 
की उपधारा ( 2 ) के खंड (i ) के साथ पठित उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक पेंशन विनियम, 1993 में संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन ( संशोधन ) विनियम , 1997 कहा जायेगा , 
__ (2 ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, 
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन विनियम, 1993 में : 
( क ) विनियम 2 में - 
(i ) खंड ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 

"( 12 ) बीमांकिक का तात्पर्य बीमा अधिनियम ,1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 2 के खंड ( 1 ) में निर्दिष्ट अनुसार होगा " 
( ii ) खंड ( 7 ) के लिए निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 

" (7 ) कर्मचारी से तात्पर्य विकास बैंक की सेवा में पूर्णकालिक कार्य पर अथवा प्रति सप्ताह तेरह घंटे से अधिक 
अंशकालिक कार्य पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति है और जो पेंशन का विकल्प चुनता है और इन विनियमों द्वारा शासित होता 

है किन्तु इसमें कांट्रेक्ट आधार पर अथवा दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है , " 
( iii ) खंड ( 8 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( 8क ) निधि का तात्पर्य विनियम 5क के अंतर्गत गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन निधि है , " 
( iv ) खंड ( 9 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् : 
" (१क ) भविष्य निधि का तात्पर्य है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम , 1981 के विनियम 

3 के अंतर्गत निर्मित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि " : 


208GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEC, 4 ] 


( v) खंड ( 12 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :--- 

" ( 13 ) न्यास का तात्पर्य विनियम 5 क के उप विनियम ( 1) के अंतर्गत गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन निधि के 

न्यास से है " 

" ( 14 ) न्यासी का तात्पर्य विनियम 5 क के अंतर्गत गठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन निधि के न्यासी से है, " 
( ख ) अध्याय II के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय को शामिल किया जाएगा, अर्थात् 

अध्याय II - क 

निधि 
5 क. निधि का गठन :- - ( 1) विकास बैंक अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन " भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक ( कर्मचारी ) पेंशन निधि " के नाम से एक निधि का गठन करेगा । 

( 2) निधि का एक मात्र प्रयोजन होगा कर्मचारी या उसके परिवार को इन विनियमों के अनुसार पेंशन अथवा परिवार पेंशन से संदाय का उपबंध करना । 

( 3 ) विकास बैंक निधि का एक अंशदाता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निधि में पर्याप्त धनराशि रहे ताकि न्यासी इन विनियमों के अधीन 
हिताधिकारियों को शोध्य संदाय कर सकें । 

5 ख. भविष्य निधि न्यास का दायित्व : - भविष्य निधि के प्रशासक, निधि के गठन के तुरंत पश्चात् कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि में 
विकास बैंक के अंशदान की संचित रकम, ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित निधि में अंतरित करेंगे , 

5 ग. निधि की संरचना : - निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी , अर्थात् 
( क ) कर्मचारी के वेतन पर दस प्रतिशत प्रतिमास की दर से विकास बैंक द्वारा अंशदान ; 
( ख ) कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि में विकास बैंक का संघित अंशदान और ऐसे अंतरण की तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज ; 

( ग ) ऐसे कर्मचारियों द्वारा , जो नवम्बर 1, 1993 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं , किन्तु जिन्होंने इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन 
के विकल्प का प्रयोग किया है, वापस की गई विकास बैंक के अंशदान की रकम और इस पर ब्याज ; 

( घ ) निधि के धन से क्रय की गयी वार्षिकी या प्रतिभूतियों में किया गया निवेश और उस पर ब्याज ; 
( ड. ) निधि की पूंजी आस्तियों से उद्भूत किसी पूंजी अभिलाभ की रकम ; 
( च ) इन विनियमों के विनियम 5छ में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विकास बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक अंशदान ; 
( छ ) निधि में जमा की गई रकमों के निवेश से हुई आय ; और 
( अ ) मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा वापस किए गए विकास बैंक के अंशदान की रकम और उस पर ब्याज । 

5 प. न्यासी बोर्ड: - ( 1 ) न्यासी बोर्ड, विकास बैंक द्वारा नियुक्त इतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनकी संख्या बोर्ड अवधारित करेगा किन्तु 
जिनकी संख्या तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी । 

( 2) न्यासियों की नियुक्ति का अधिकार विकास बैंक में निहित होगा और ऐसी सभी नियुक्तियां लिखित रूप से की जाएंगी । 

( 3 ) विकास बैंक इन न्यासियों में से एक न्यासी को न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा । बैंक किसी एक न्यासी को अनुकल्पी 
अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा , जो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा । 

5 . न्यासियों द्वारा विकास बैंक के निदेशों का पालन किया जाना : - न्यासी गण निधि के समुचित कार्यकरण के लिए विकास बैंक द्वारा 
दिए गए सभी निदेशों का पालन करेंगे । 

5च. निधि की लेखा बहियां : - ( 1 ) निधि के लेखाओं में निधि में सभी वित्तीय संव्यवहारों की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में अंतर्विष्ट होगी जो 
विकास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । 

( 2 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर न्यासी बोर्ड , न्यास की आस्तियों और दायित्वों का सामान्य लेखा दर्शाते 
हुए अपना वित्तीय विवरण तैयार करेगा और उसको एक प्रति विकास बैंक को अग्रेषित करेगा । 

( 3 ) निधि के लेखाओं की उक्त अधिनियम की धारा 23 के उपबंधो के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी । 

5 छ. निधि का बीमांकिक अन्वेषण : ---विकास बैक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति का किसी बीमांकिक द्वारा 
अन्वेषण कराएगा और निधि में ऐसा अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करेगा जो इन विनियमों के अधीन लाभों का संदाय सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हों : 

परंतु यह कि विकास बैंक , जिस वित्तीय वर्ष में निधि का गठन किया गया है उसके ठीक पश्चात्वर्ती 31 मार्च को निधि की वित्तीय स्थिति के 
संबंध में किसी बीमांकिक से अन्वेषण कराएगा । 

5 ज. निधि का निवेश : - - निधि में अंशदान की गई या निधि के गठन के पश्चात् निधि में व्याज अथवा अन्य रूप में प्राप्त अथवा प्रोद्भुत संपूर्ण 
राशि भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकेगी या भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 ( 1882 का 2 ) 
के अनुसार उपयोग में लाई जा सकेगी । 


( 4MT III - GUS 4 ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


5 झ. निधि से भुगतान : - न्यास द्वारा लाभों का संदाय विकास बैंक के कर्मचारियों को पेंशनिक लाभ या विकास बैंक के मृत कर्मचारियों के 
परिवारों को परिवार पेंशन प्रदान करने के लिए किया जाएगा । 


fauort : fef747 12 - 10 - 1994 Hit 

B a | H . 31 GRI Wafera fatet me 
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पेंशन ( संशोधन ) विनियम, 1997 बनाने के लिए अनुमोदन दिया 
e fHR 20 , 1996 21 3 - 97 9 14 . Fİ . 11/8 /96 377 $. 37 . 


4 . 24 . 14, JY HET Yvah ( faru ) 


INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA 
[Pension (Amendment) Regulations, 1997 ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th January , 1997 
No. ADVT- 3/4 /154 /96 -Extraordinary. - -- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (1) 
of sub - section (2 ) of section 37 of sthe Industrial Development Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ), the Board , with the 
previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Industrial Development 
Bank of India Pension Regulations, 1993 , namely : 


1. ( 1 ) These regulations may be callod the Industrial Development Bank of India Pension ( Amendment) Regulations, 


1997 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2. In the Industrial Development Bank of India Pension Regulationns, 1993 : 
( a ) in regulation 2-- 


(i ) after clause (1), the following clause shall be inserted , namely :- 


" 


" ( 1A ) Actuary shall have the meaning assigned to it in clause ( 1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 

(4 of 1938 )” ; 


( ii) 


for clause (7), the following clause shall be inserted, namely : 


" (7) Employees means any person employed in the service of the Development Bank on full time work or on 

part time work exceeding thirteen hours per week and who opts and is governod by these regulations 
but shall not include a person employed either on contract basis or on daily wages;" ; 


( iii) 


after clause (8 ), the following clause shall be inserted , namely : - - 


" (8A ) Fund means the Industrial Development Bank of India Pension Fund constituted under regulation 

5A ;" ; 
after clause (9 ), the following clause shall be inserted namely : 


(iv ) 


“ (9A ) Provident Fund means the Industrial Development Bank of India Employees Provident Fund created 

under regulation 3 of the Industrial Development Bank of India Employees Provident Fund Regu 
lations, 1981; ” ; 


(v ) 


after clause ( 12 ), the following clause shall be inserted namely : 


" (13) Trust means the trust of Industrial Development Bank of India Pension Fund constituted under sub 

regulation ( 1) of regulation 5A ; " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part III— -SEC , 41 


-- 


- 


" ( 14 ) " Trustee means the trustee of the Industrial Development Bank of India Pension Fund constituted 

under regulation 5A ." ; 


(b ) after Chapter II, the following Chapter shall be inserted , namely : 

" CHAPTER II - A 

THE FUND 
5A . Constitution of the Fund . - ( 1 ) The Development Bank shall constitute a Fund to be called " Industrial Develop 
ment Bank of India Pension Fund " under an irrevocable trust , within one hundred and twenty days from tho notified date . 

(2 ) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance 
with these regulations to the employee or his family . 

(3 ) The Development Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to 
enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations. 

$ B , Liability of the Provident Fund Trust. - The Administrators of Provident Fund shall, immediately after conşti 
tution of the Fund , transfer to the Fund the accumulated balance of the contribution of the Development Bank to the Provident 
Fund and interest accrued thereon up lo the date of such transfer in respect of the employees . 

5C . Composition of the Fund . — The Fund shall consist of the following, namely : 

( a ) the cotribution of the Development Bank at the rate of ten per cent, per month of the pay of the employee ; 
(b ) the accumulated contributions of the Development Bank to the Provident Fund and interest accrued thereon 

up to the date of such transfer in respect of the employees ; 
( c ) the amount consisting of contributions of Development Bank alongwith interest refunded by the employecs 

who had retired before 1st November , 1993 but who opt for pension in accordance with the provisions con 
tained in these regulations; 

the investment in annuitics or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon ; 
( e ) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund ; 
(f) the additional annual contribution made by the Development Bank in accordance with the provisions con 

tained in regulation 56 of these regulations ; 
( g) any income from investment of the amount credited to the Fund ; and 
(h ) the amount consisting of contributions of the Development Bank alongwith interest refunded by the family of 

any deceased employee . 


5D . Board of Trustees. - ( 1) The Board of Trustees shall consist of such number of persons not less than three and 
not more than nine, asmay be determined by the Board to be appointed by the Development Bank . 

(2 ) The power to appointthe trustees shall vest with the Development Bank and all such appointments shall be made in 
writing . 

(3 ) The Development Bank shall nominate one of these trustees to be the Chairman of the Board of Trustees . The 
Development Bank shall also nominate a trustee to be an alternate Chairman who shall act as Chairman in the absence of the 
Chairman , 


SE . Trustees to carry out the Directions of the Development Bank . -— The trustees shall comply with all such direc 
tions as may be given by the Development Bank for the proper functioning of the Fund . 


SF . Books of Accounts of the Fund . - ( 1 ) The accounts of the Fund shall contain the particulars of all financial 
transactions relating to the Fund in such form as may be specified by the Development Bank . 


(Within one hundred and eighty days from the close of each financial year , the Board of Trustees shall prepare a 
financial statement of the trust indicating therein the general account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of 
the same to the Development Bank . 


(3 ) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 23 of the Act. 


[ YTT III - Gº 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5G , Actuarial Investigation of the Fund . — The Development Bank shall cause an investigation to be made by an 
Actuary into the financial condition of the Fund every financial year on the 31st day of March and make such additional annual 
contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations : 

Provided that the Development Bank shall cause an investigation to be made by an Actuary into the financial condition 
of the Fund , as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted . 

5H . Investment of the Fund. - - All monies contributed to the Fund or received or accruing after the constitution of the 
Fund by way of interest or otherwise to the Fund may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a 
current account with any scheduled bank or utilised in accordance with the provisions of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882 ). 

5-1. Payment out of the Fund . - - The payment of benefits by the Trust shall be administered for grant of pensionary 
benefits to the employees of the Development Bank or the family pension to the families of the deceased employees of the 
Development Bank.” 


Note : — The principal regulations were published vide notification No. 31 dated 12 - 10 -1994 . 


Certified that the Government of India have given approval to make Industrial Development Bank of India Pension 
(Amendment ) Regulations , 1997 vide their letter F . No, 11/8 / 96 - IR datod Docember 20 , 1996 . 


P . V . RAO , Dy . General Manager (Legal) 


208 9 /9 ) ^ 2 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapurl , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


